निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 माघ 1934 ( NO ) 
पटना, सोमवार, 18 फरवरी 2013 


( सं० पटना 148 ) 


सं0 प०नि० (स्था० ) - 07 / 2012 - 195 प०नि० 

पर्यटन विभाग 


संकल्प 


29 जनवरी 2013 
पर्यटन के व्यापक विकास की संभावनाओं को देखते हुए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 
28. 11 . 1980 को की गयी थी । पर्यटन विकास निगम की स्थापना के बाद जुलाई 1981 में पर्यटन विकास निगम को चल 
एवं अचल सम्पत्तियों का हस्तान्तरण किया गया । उस समय तीर्थ यात्री बंगला विद्यापतिनगर, समस्तीपुर को बिहार 
राज्य पर्यटन विकास निगम को हस्तान्तरित नहीं किया गया था । 

____ 2. ज्ञातव्य हो कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन राज्य में पर्यटन के व्यावसायिक गतिविधियों 
के सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु किया गया है । यदि उक्त परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण पर्यटन विकास निगम 
को किया जाता है तो इसका रख - रखाव प्रबंधन एवं वाणिज्यक उपयोग सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा । यहाँ 
आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों को विश्वस्तरीय मूलभूत सुविधायें प्रदान की जा सकेगी एवं आय का उपार्जन किया 
जा सकेगा । 

____ 3. हस्तान्तरण के समय सौंपी गयी संपत्ति की सूची आदान - प्रदान के माध्यम से किया जायेगा तथा उसपर 
विभाग का दावा बना रहेगा एवं सम्पत्ति आदान - प्रदान की एक प्रति पर्यटन विभाग / निदेशालय को बिहार राज्य पर्यटन 
विकास निगम द्वारा समर्पित किया जायेगा । 

4. उपर की कंडिका - 2 के आलोक में तीर्थ यात्री बंगला विद्यापतिनगर, समस्तीपुर को बिहार राज्य पर्यटन 
विकास निगम , पटना को हस्तान्तरित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 फरवरी 2013 
5 . प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 15.01.2013 को प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


( ह0 ) अस्पष्ट, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 148-571 +100-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


